शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . 
से . भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


मत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 2 ] 


रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी 2020 - पौष 20, शक 1941 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं . 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.- ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश , ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम , ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं . 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर , अटल नगर 


नवा रायपुर , अटल नगर, दिनांक 7 दिसम्बर 2019 


क्रमांक ई -1-15/2019/1/2. - राज्य शासन एतद् द्वारा श्री बसवाराजू, एस. भाप्रसे (2007 ) जो वर्तमान में कर्नाटक में अंतः संवर्गीय 
प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है, को उनसे कनिष्ठ अधिकारी श्री हेमशिखर गुप्ता, भाप्रसे ( 2007 ) के प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने के 
दिनांक से प्रवर श्रेणी वेतनमान Pay Matrix Level- 13 में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करता है. 


59 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2020 . 


60 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020 


[ भाग 1 


नवा रायपुर , अटल नगर, दिनांक 7 दिसम्बर 2019 


क्रमांक ई -1-15 /2019 /1/ 2. - राज्य शासन एतद् द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण 
करने की तिथि ( श्री टामन सिंह सोनवानी को अर्हता दिनांक 03.12.2019 से पदोन्नति का लाभ प्राप्त होगा. ) से सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान 
Pay Matrix Level- 13 में पदोन्नत किया जाकर नवीन पदस्थापना पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है : 


क . 


अधिकारी का नाम 

( 2 ) 


वर्तमान पदस्थापना 

( 3 ) 


नवीन पदस्थापना 

( 4 ) 


( 1 ) 


1 . 


श्री टामन सिंह सोनवानी, 
भा.प्र.से. ( 2004 ) . 


संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री/ संयुक्त सचिव 
( स्वतंत्र प्रभार ) विमानन, संचालक 
विमानन तथा संचालक कृषि तथा 
आयुक्त गन्ना का अतिरिक्त प्रभार. 


विशेष सचिव, मुख्यमंत्री/विशेष सचिव ( स्वतंत्र 
प्रभार ) विमानन विभाग , संचालक विमानन 
तथा संचालक कृषि तथा आयुक्त गन्ना का 
अतिरिक्त प्रभार. 


2 . 


सुश्री शम्मी आबिदी, 
भा.प्र.से. ( 2007 ). 


प्रबंध संचालक , छ.ग. राज्य सहकारी 
विपणन संघ मर्यादित ( मार्कफेड ) रायपुर. 


प्रबंध संचालक , छ.ग . राज्य सहकारी विपणन 
संघ मर्यादित ( मार्कफेड ), रायपुर. 


3 . 


श्री के.सी. देवासेनापति , 
भा.प्र.से. ( 2007 ). 


मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. इंफोटेक 
प्रमोशन सोसायटी ( चिप्स ) रायपुर , पदेन 
संयुक्त सचिव, इलेक्टिॉनिक्स एवं सूचना 
प्रौद्योगिक , विभाग का अति . प्रभार. 


मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. इंफोटेक 
प्रमोशन सोसायटी ( चिप्स ) रायपुर, पदेन विशेष 
सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी 
का अति . प्रभार. 


4 . 


श्री हिमशिखर गुप्ता , 
भा.प्र.से. ( 2007 ) . 


संचालक , छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी 


संचालक , छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी 


5 . 


मो . कैसर अब्दुलहक , 
भा.प्र.से. ( 2007 ) 


संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध 
संचालक , छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी 
का अति . प्रभार. 


विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध संचालक , 
छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी का अति . प्रभार. 


6 . 


कलेक्टर, रायगढ़ 


कलेक्टर , रायगढ़ 


श्री यशवंत कुमार , 
भा.प्र.से. ( 2007) 


7 . 


कलेक्टर, जांजगीर - चांपा 


कलेक्टर, जांजगीर - चांपा 


श्री जनक प्रसाद पाठक , 
भा.प्र.से. ( 2007 ). 


2 . 


सुश्री शम्मी आबिदी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियम -2016 के नियम 
12 मे तहत प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित ( मार्कफेड ) रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में 
भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है . 


. 


3 . 


श्री के . सी . देवासेनापति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन , भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियम-2016 के 
नियम -12 में तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी , छ.ग. इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स ) रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी 
में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है. 


4 . 


श्री हिमशिखर गुप्ता द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियम -2016 के नियम 
12 में तहत संचालक , छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासिनक सेवा के प्रवर श्रेणी 
वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020 


61 


5 . 


इस विभाग के पत्र क्र . ई - 1-15/ 2019/2, दिनांक 05.10.2019 द्वारा भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को 
प्रवर श्रेणी वेतनमान में रिक्ति निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है. भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियम , 2016 के नियम -3( 2 ) ( iii ) 
के तहत 30 दिवस के भीतर सरकार की सहमति प्राप्त न होने के कारण भारत सरकार की सहमति मानी गई है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

कमलप्रीत सिंह, सचिव. 


नवा रायपुर , अटल नगर, दिनांक 4 दिसम्बर 2019 


क्रमांक ई 7-11/ 2010/ एक - 2.- श्री समीर विश्नोई, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , छत्तीसगढ़ को दिनांक 19.12.2019 से 
28.12.2019 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 18 एवं 29 दिसम्बर, 2019 के राजपत्रित अवकाश 
को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री विश्नोई आगामी आदेश तक संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे . 


अवकाश काल में श्री विश्नोई को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते 


3 . 
थे 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री समीर विश्नोई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

लीना कमलेश मंडावी, उप - सचिव . 


ऊर्जा विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 4 दिसम्बर 2019 


क्रमांक 1960/ एफ 1-8/2019/ 13/ 1. - विभागीय आदेश क्रमांक 1192/ एफ 1-8/2019/ 13/ 1 दिनांक 03.07.2019 द्वारा श्रीमति 
तृप्ति सिन्हा, डायरेक्टर एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के कार्यकाल को 31 मई 2020 तक निर्धारित किया 
गया है . 


2 . 


छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 ( iv ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य 
शासन एतद् द्वारा श्रीमति तृप्ति सिन्हा, डायरेक्टर एवं प्रबंध संचालक , छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आदेश जारी करने 
के दिनांक से उक्त कंपनी के डायरेक्टर एवं प्रबंध संचालक के पद से पदमुक्त किया जाता है. 


3 . 


छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन 
एतद् द्वारा श्री अशोक कुमार, कार्यपालक निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 
आगामी आदेश तक डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड, रायपुर के पद पर नियुक्त करता है. 


4 . 


छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन 
एतद् द्वारा उपरोक्त कंपनी के डायरेक्टर श्री अशोक कुमार को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक , छत्तीसगढ़ 
स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर के पद पर नियुक्त करता है. 


5 . 


नियुक्ति की सेवा शर्ते पृथक से जारी की जावेगी. 


52 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020 


[ भाग 1 


नवा रायपुर , अटल नगर, दिनांक 9 दिसम्बर 2019 


शुद्धि पत्र 


क्रमांक 2835 / आर -66/ 2016 /13/ 2. — विभागीय आदेश क्रमांक 2788 / आर -66/ 2016/ 13/ 2 दिनांक 04.12.2019 द्वारा जारी आदेश 
में “ श्री राजेश वर्मा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ” के स्थान पर “ श्री राजेश वर्मा, आत्मज स्व . 
श्री बी. पी. वर्मा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता एचटीपीएस ( कोरबा पश्चिम ) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ” पढ़ा जावे. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अरविंद कुमार भार्गव, अवर सचिव. 


गृह ( पुलिस ) विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 28 नवम्बर 2019 


क्रमांक 1920/ 899/2019/ दो - गृह / भापुसे . - राज्य शासन एतद् द्वारा श्री विनय कुमार सिंह ( भापुसे 1987 ), महानिदेशक , नगर सेना, 
नवा रायपुर अटल नगर को दिनांक 18 नवम्बर 2019 से 23 नवम्बर 2019 ( कुल 06 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती 
है. साथ ही दिनांक 16, 17 एवं 24 नवम्बर 2019 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री सिंह ( भापुसे ) आगामी आदेश तक महानिदेशक, नगर सेना, मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर के पद पर 
पुनः पदस्थ होंगे . 


अवकाश काल में श्री सिंह ( भापुसे ) को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व 


3 . 
मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 30 नवम्बर 2019 


क्रमांक / एफ 7/21/ 2014/ दो - गृह / भापुसे. - राज्य शासन एतद् द्वारा श्री एस. सी . द्विवेदी , ( भापुसे -2004), पुलिस उप महानिरीक्षक, 
अअवि, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 02 दिसम्बर 2019 से 20 दिसम्बर 2019 ( कुल 19 दिवस ) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति 
प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 01 , 21 एवं 22 दिसम्बर 2019 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री द्विवेदी आगामी आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक , अअवि, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पुनः 


पदस्थ होंगे . 


3. 


अवकाश काल में श्री द्विवेदी को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने के पूर्वमिलते 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री द्विवेदी, ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


5 . 


श्री एस.सी. द्विवेदी, ( भापुसे-2004 ) पुलिस उप महानिरीक्षक , अअवि , पुलिस मुख्यालय रायपुर के उक्त अवकाश अवधि में 
विजिलेन्स चार्ज का चालू प्रभार श्री अरविन्द कुजूर ( भापुसे ), समनि , अअवि , पुलिस मुख्यालय एवं इन्वेटीगेशन चार्ज का चालू प्रभार श्री राजेश 
अग्रवाल ( भापुसे ), समनि, ( शिकायत ) पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ - साथ सौंपा जाता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020 


63 


नवा रायपुर , अटल नगर, दिनांक 3 दिसम्बर 2019 


क्रमांक 1941/1228/2019/ दो - गृह / भापुसे . - राज्य शासन एतद् द्वारा श्री जी.एस. दरों ( भापुसे ) , उप महानिरीक्षक, नगर सेना, 
अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा एसडीआरएफ , छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर को दिनांक 16 दिसम्बर 2019 से 24 दिसम्बर 2019 
( कुल 09 दिवस ) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 14, 15 एवं 25 दिसम्बर 2019 को विज्ञप्त शासकीय 
अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री दरों ( भापुसे ), आगामी आदेश तक उप महानिरीक्षक , नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा 
एसडीआरएफ , छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


3 . अवकाश काल में श्री दर्रा ( भापुसे ) को अवकाश वेतन , भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व 
मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दरों ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

डी . पी . कौशल, अवर सचिव , 


गृह ( सी - अनुभाग ) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर , अटल नगर 


नवा रायपुर , अटल नगर, दिनांक 7 दिसम्बर 2019 


क्रमांक एफ - 4-281/ गृह - सी /2014 - छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2006 ) की धारा 3 की उप 
धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -4-281/ गृह - सी/ 2014 , 
दिनांक 06 दिसम्बर , 2017 में वृद्धि करते हुए जनहित क्रांति पार्टी को पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिए विधि विरूद्ध संगठन के रूप में 
घोषित करती है. 


यह अधिसूचना दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 से एक वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ में प्रवृत्त रहेंगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एन . डी. कुंदानी , उप - सचिव. 


नवा रायपुर , अटल नगर, दिनांक 7 दिसम्बर 2019 


क्रमांक एफ - 4-281 / गृह - सी/ 2014 – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना 
समसंख्यक 07.12.2019 का हिन्दी/ अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एन. डी. कुंदानी, उप - सचिव. 


64 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020 


[ भाग 1 


Nava Raipur, Atal Nagar dated the 7th December, 2019 


No. F -4-281 /Home-C /2014. — In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of Section 3 of the 
Chhattisgarh Visesh Jan Suraksha Adhiniyam , 2005 (No. 14 of 2006 ), the State Government hereby, extends the 
notification of this Department No. F -4-281/Home- C /2014 , dated 07 December, 2018 and declares Janhit Kranti 
Party Organisation as Unlawful Organisations for a Further period of one year. 


This Notification will remain in force for one year in Chhattisgarh with effect from 10 december , 2019 . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

N. D. KUNDANI, Deputy Secretary . 


वन विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 10 दिसम्बर 2019 


क्रमांक एफ 1-06 / 2016/ 10 - भा.व.से. - विभाग के आदेश क्रमांक / एफ 1-12/ 2017/ 10 - भा.व.से . दिनांक 28.08.2017 द्वारा 
श्री जनकराम नायक, भा.व.से. ( 2001 ) को वन संरक्षक के पद एवं वेतनमान Level 13Ain the Pay Matrix ( Rs. 1,31,100-2,16,600 ) 
में पदोन्नत किया गया है . 


राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जनकराम नायक, भा.व.से. ( 2001 ) को उनसे कनिष्ठ अधिकारी श्री अभय कुमार श्रीवासतव भा.व.से. 
( 2001 ) को वन संरक्षक के पद पर दी गई पदोन्नति की तिथि दिनांक 22.07.2016 से वन संरक्षक का वेतनमान (PB4: Rs. 37,400-67000 
एवं Grade Pay Rs. 8900/-) स्वीकृत करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 10 दिसम्बर 2019 


क्रमांक एफ 01-48/ 2001/ 10 - भा.व.से. - विभागीय आदेश क्रमांक एफ 01-48/ 2001/ 10 - भा.व.से., दिनांक 31.05.2018 द्वारा 
श्री राकेश चतुर्वेदी , भा.व.से. ( 1985 ) को दिनांक 24.05.2011 से वन संरक्षक से मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था . राज्य 
शासन एतद्द्वारा श्री राकेश चतुर्वेदी भा.व.से. ( 1985 ) को उनसे कनिष्ठ श्री कौशलेन्द्र सिंह, भा.व.से. को दिनांक 08.08.2007 से मुख्य वन 
संरक्षक के पद पर दी गई पदोन्नति की तिथि से मुख्य वन संरक्षक का वेतनमान रु. 18400-500-22400 स्वीकृत करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

भोस्कर विलास सांदिपान , उप - सचिव . 


नवा रायपुर, अटल नगर , दिनांक 13 दिसम्बर 2019 


क्रमांक एफ 5-2/2001/10-2. - राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 09.03.2016 को अधिक्रमित 
करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन की धारा 84 ( ia ) के प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ 
राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के संचालक मंडल का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है : 


1 . 


अध्यक्ष 


2 . 


सदस्य 


राज्य शासन द्वारा नामित 
अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , वन विभाग 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक , छत्तीसगढ़ रायपुर 
छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग का नामांकित अधिकारी 


3 . 


सदस्य 


4 . 


सदस्य 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020 


65 


5 . 


सदस्य 


6 . 


सदस्य 


7 . 


छत्तीसगढ़ शासन , श्रम विभाग का नामांकित अधिकारी 
छत्तीसगढ़ शासन , कृषि विभाग का नामांकित अधिकारी 
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक , क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु 
परिवर्तन मंत्रालय , नागपुर. 
प्रबंध संचालक , छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमि ., रायपुर 


सदस्य 


8 . 


प्रबंध संचालक 


2 . 


उक्त पुनर्गठन प्रस्ताव पर समन्वय से अनुमोदन प्राप्त किया गया है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

राजपूत , अवर सचिव. 


के . पी . 


स्कूल शिक्षा विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर , दिनांक 25 नवम्बर 2019 


, 


क्रमांक एफ 23-21/2014/ 20-3. - राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ प्राथमिक , मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा ( पाठ्य पुस्तकों 
संबंधी व्यवस्था ) नियम , 1974 के नियम 3 के उपनियम ( 2 ) के खण्ड ( एक ) तथा ( दो ) के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार को सलाह देने 
के लिये कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, छ.ग. को राज्य शिक्षा स्थाई समिति का अध्यक्ष एवं संचालक , लोक शिक्षण संचालनालय 
छत्तीसगढ़ को पदेन उपाध्यक्ष तथा निम्नलिखित व्यक्तियों को समिति का सदस्य घोषित करता है : 


.. 


नियम -3 ( 2 ) 


श्रेणी विवरण 


पदांकित व्यक्ति का नाम एवं पता 


( तीन ) 


01. श्री बी . एस. रे, ( प्राख्यात् शिक्षाविद् ) सुंदर नगर , रायपुर छ.ग. 


दो विख्यात ऐसे लोक व्यक्ति जिन्हें शिक्षा में 
विशेष रूचि हो . 


02. डॉ . सुशील त्रिवेदी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी , अनुपम नगर 

रायपुर , छ.ग. 


( चार ) 


दो विश्वविद्यालयीन प्राध्यापक 


01. प्रो . श्रीमती प्रियंवदा श्रीवास्तव ( मनोविज्ञान ), पं. रविशंकर 

विश्वविद्यालय , रायपुर छ.ग. 


02. श्री उमेश श्रीवास्तव, पूर्व रजिस्ट्रार ( गणित ) शास. विज्ञान 

महाविद्यालय, बिलासपुर छ.ग. 


( पांच ) 


दो शिक्षाविद् जिन्हें प्राथमिक शिक्षा या मिडिल 
स्कूल शिक्षा में अनुभव हो . 


01. श्री मेराजुद्दीन खान , प्रधान पाठक, नवीन माध्यमिक , शाला 

खजूरी , जिला सूरजपुर, छ.ग. 
02. श्री विवेक जोगेलकर, शिक्षाविद् 27 खोली, बिलासपुर छ.ग. 


( नौ ) 


राज्य के शिक्षा महाविद्यालय का एक प्राचार्य. 


श्रीमती जसिन्ता एक्का, प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय 
रायपुर, छ.ग. 


( दस ) 


श्री राजेश शर्मा, शास. उच्चतर माध्यमिक शाला, बढ़ईपारा , रायपुर 


छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल का एक 
प्रतिनिधि . 


2 . 


राज्य शिक्षा स्थाई समिति की अवधि, गठन की तारीख से तीन वर्ष की होगी. 


3 . त्यागपत्र, मृत्यु या अन्यथा के कारण स्थायी समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्यों के बीच हुईकिसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति राज्य सरकार 
द्वारा की जायेगी और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति समिति का अवधि की शेष कालावधि के लिये पद धारण करेंगे. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

सौरभ कुमार, संयुक्त सचिव . 


66 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020 


[ भाग 1 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


रायगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 48 / अ -82 / 2017-18. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


तमनार 


जोबरो 


0.284 


कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण 

रायगढ़ - हमीरपुर मार्ग 
विभाग ( भ/ स ) रायगढ़ संभाग , निर्माण में ग्राम जोबरो 
रायगढ़. 

का प्रभावित निजी भूमि 
का अर्जन . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


रायगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 49/ अ-82/ 2017-18.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


तमनार 


पाली 


0.235 


कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण 

रायगढ़ - हमीरपुर मार्ग 
विभाग ( भ/ स ) रायगढ़ संभाग , निर्माण में ग्राम जोबरो 
रायगढ़. 

का प्रभावित निजी भूमि 
का अर्जन. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020 


67 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


महासमुन्द, दिनांक 19 नवम्बर 2019 


क्रमांक 01/ भू - अर्जन/12 अ -82 /2018-19. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


महासमुन्द 


बागबाहरा 


0.20 


कोमाखान 
प.ह.नं. 33 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग , महासमुंद. 


दरबेकेरा व्यपवर्तन 
योजना के अंतर्गत मुख्य 
नहर एवं पाईप लाईन 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा.) , बागबाहरा छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


महासमुन्द, दिनांक 19 नवम्बर 2019 


क्रमांक 02/ भू- अर्जन/15 अ-82 /2018-19. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


महासमुन्द 


बागबाहरा 


0.15 


सिवनीकला 
प.ह.नं. 45 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, महासमुंद. 


दरबेकेरा व्यपवर्तन 
योजना के अंतर्गत मुख्य 
नहर एवं पाईप लाईन 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ), बागबाहरा छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


58 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020 


[ भाग 1 


महासमुन्द, दिनांक 19 नवम्बर 2019 


क्रमांक 03 / भू - अर्जन/14 अ -82/ 2018-19.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


महासमुन्द 


बागबाहरा 


0.07 


बाम्हनडीह 
प.ह.नं. 47 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, महासमुंद. 


दरबेकेरा व्यपवर्तन 
योजना के अंतर्गत मुख्य 
नहर एवं पाईप लाईन 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ), बागबाहरा छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है . 


महासमुन्द, दिनांक 19 नवम्बर 2019 


क्रमांक 04/ भू - अर्जन /13 अ-82 / 2018-19. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


महासमुन्द 


बागबाहरा 


0.22 


सिवनीखुर्द 
प.ह.नं. 107/45 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, महासमुंद. 


दरबेकेरा व्यपवर्तन 
योजना के अंतर्गत मुख्य 
नहर एवं पाईप लाईन 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ), बागबाहरा छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020 


69 


महासमुन्द, दिनांक 19 नवम्बर 2019 


क्रमांक 05/ भू - अर्जन/17 अ -82/ 2018-19. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


महासमुन्द 


बागबाहरा 


2.46 


टेमरी 
प.ह.नं. 47 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, महासमुंद. 


दरबेकेरा व्यपवर्तन 
योजना के अंतर्गत मुख्य 
नहर एवं पाईप लाईन 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा.), बागबाहरा छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


महासमुन्द, दिनांक 19 नवम्बर 2019 


क्रमांक 06/ भू - अर्जन/18 अ -82/ 2018-19. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


महासमुन्द 


बागबाहरा 


0.06 


करहीडीह 
प.ह.नं. 47 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, महासमुंद. 


दरबेकेरा व्यपवर्तन 
योजना के अंतर्गत मुख 
नहर एवं पाईप लाईन 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा.) , बागबाहरा छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है . 


70 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020 


[ भाग 1 


महासमुन्द, दिनांक 19 नवम्बर 2019 


क्रमांक 07 / भू - अर्जन/19 अ-82/ 2018-19.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 12 के द्वारा 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


प्राधिकृत अधिकारी 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


महासमुन्द 


बागबाहरा 


1.39 


चन्दरपुर 
प.ह.नं. 47 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, महासमुंद. 


दरबेकेरा व्यपवर्तन 
योजना के अंतर्गत मुख्य 
नहर एवं पाईप लाईन 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ), बागबाहरा छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है . 


महासमुन्द, दिनांक 19 नवम्बर 2019 


क्रमांक 09/ भू - अर्जन/21 अ -82 /2018-19. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


महासमुन्द 


बागबाहरा 


0.96 


मनकी 
प.ह.नं. 46 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, महासमुंद. 


दरबेकेरा व्यपवर्तन 
योजना के अंतर्गत मुख्य 
नहर एवं पाईप लाईन 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) , बागबाहरा छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020 


71 


महासमुन्द, दिनांक 19 नवम्बर 2019 


क्रमांक 10/ भू - अर्जन /22 अ -82/ 2018-19. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


महासमुन्द 


बागबाहरा 


0.78 


कोचर्रा 
प.ह.नं. 31 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग , महासमुंद. 


दरबेकेरा व्यपवर्तन 
योजना के अंतर्गत मुख्य 
नहर एवं पाईप लाईन 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ), बागबाहरा छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

सुनील कुमार जैन , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


खसरा नम्बर 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


कोरबा, दिनांक 19 नवम्बर 2019 


307/1 


0.040 


307/2 


0.049 


क्रमांक/ 19376/ भू - अर्जन/03 अ 82/ 2016-17. - चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन , 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 
कहा जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


319/1 


0.073 


योग 


03 


0.162 


अनुसूची 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -मिनीमाता 

हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत सोहागपुर वितरक नहर के 
मौहाडीह माइनर निर्माण हेतु . 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- कोरबा 
( ख ) तहसील - करतला 
( ग ) नगर/ ग्राम - सोहागपुर 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.162 हेक्टेयर 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


72 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020 


[ भाग 1 


कोरबा, दिनांक 19 नवम्बर 2019 


अनुसूची 


क्रमांक / 19379 / भू 

-अर्जन /03 अ 82/ 2016-17. - चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम , 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम , 2013 
कहा जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - कोरबा 
( ख ) तहसील - कटघोरा 
( ग ) नगर/ ग्राम - घमोटा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -8.13 एकड़ 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( एकड़ में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


अनुसूची 


110/5 


0.12 


110/6 


0.10 


110/7 


0.22 


110/10 


0.10 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- कोरबा 
( ख ) तहसील - करतला 
( ग ) नगर / ग्राम - देवलापाठ 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.032 हेक्टेयर 


110/11 


0.05 


97 


0.16 


110/9 


0.10 


98/1 


0.28 


खसरा नम्बर 


28/1 


0.40 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


216 


0.28 


( 1 ) 


111/3 


0.05 


220 


0.28 


732/1 


0.032 


109 


0.58 


योग 


99/1 


0.24 


01 


0.032 


99/2 


0.26 


101/1 


0.22 


100 


0.12 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -मिनीमाता 

हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत चिचोली माइनर नहर निर्माण 
हेतु . 


101/3 


0.46 


102 


0.03 


103 


0.06 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


104 


0.10 


105 


0.06 


101/2 


0.22 


217 


0.42 


16/1 


0.79 


30/1 


0.01 


कोरबा, दिनांक 23 नवम्बर 2019 


30/2 


0.09 


30/3 


0.09 


30/4 


0.05 


30/5 


0.09 


30/6 


0.06 


क्रमांक /21766/ भू - अर्जन/14 अ 82/2019.- चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम , 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 
कहा जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


30/7 


0.06 


106/1 


0.12 


108 


0.04 


106/2 


0.05 


107/2 


0.075 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020 


73 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


107/1 


0.185 


111/ 1 छ / 2 


0.10 


111/ 1 ग 


0.18 


योग 


48 


8.13 


111 / 1 घ 


0.03 


218/1 


0.45 


219/1 


0.18 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - एनटीपीसी 

कोरबा के राखड़ बांध निर्माण हेतु . 


110/4 


0.15 


110/8 


0.10 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


111 / 1 छ / 1 


0.08 


111/ 1 ज 


0.03 


218/2 


0.03 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


219/2 


0.18 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग 
डी . के. एस. भवन ( पुराना मंत्रालय ) के समीप रायपुर 


रायपुर , दिनांक 23 दिसम्बर 2019 


क्रमांक एफ 37-01/ तीन ( एक ) -3/पंचा.निर्वा./ समय - अनुसूची/ 2019/ 3412.- भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 -ट सहपठित 
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 42 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 28 के अपेक्षा अनुरूप राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा, राज्य के समस्त 
जिलों की - 

( 1 ) ऐसी ग्राम पंचायतों, जिनका कार्यकाल फरवरी 2020 में समाप्त हो रहा है, के पंचों तथा सरपंचों के पदों ; 
( 2 ) ऐसी नवगठित ग्राम पंचायतों , जिनका विगत आम निर्वाचन के पश्चात् किसी परिसीमन के फलस्वरूप गठन हुआ है, किन्तु 

निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है, के पंचों तथा सरपंचों के पदों ; 
( 3 ) जनपद पंचायतों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के पदों ; एवं 
( 4 ) ऐसे नवगठित जिला पंचायतों, जिनका विगत आम निर्वाचन के पश्चात् किसी परिसीमन के फलस्वरूप गठन हुआ है किन्तु 

निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है, के जिला पंचायत सदस्यों के पदों ; 


के आम निर्वाचन हेतु निम्नलिखित समय अनुसूची ( कार्यक्रम ) विहित करता है : 


क्र . 


कार्यवाही 


नियम 


प्रथम चरण 

( 4 ) 


निर्धारित तारीख, दिन व समय 

द्वितीय चरण 

( 5 ) 


तृतीय चरण 

( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 . 


28 


( 1 ) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा 

नाम निर्देशन प्राप्त करना. 


30-12-2019 

( सोमवार ) 
प्रातः 10.30 बजे 


30-12-2019 

( सोमवार ) 
प्रातः 10.30 बजे 


30-12-2019 

( सोमवार ) 
प्रातः 10.30 बजे 


29 ( क ) 


( 2 ) स्थानों ( सीटों ) के आरक्षण के संबंध 

में सूचना का प्रकाशन. 


30-12-2019 

( सोमवार ) 
प्रातः 10.30 बजे 


30-12-2019 

( सोमवार ) 
प्रातः 10.30 बजे 


30-12-2019 

( सोमवार ) 
प्रातः 10.30 बजे 


74 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 3 ) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 


23 


30-12-2019 

( सोमवार ) 
प्रातः 10.30 बजे 


30-12-2019 

( सोमवार ) 
प्रातः 10.30 बजे 


30-12-2019 

( सोमवार ) 
प्रातः 10.30 बजे 


2 . 


नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 


28 ( क ) 


06-01-2020 

( सोमवार ) 
अपरान्ह 3.00 बजे 

तक 


06-01-2020 

( सोमवार ) 
अपरान्ह 3.00 बजे 


06-01-2020 

( सोमवार ) 
अपरान्ह 3.00 बजे 


तक 


तक 


3 . 


नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा ( जांच ) 


28 ( ख ) 


07-01-2020 

( मंगलवार ) 
प्रात : 10.00 बजे से 


07-01-2020 

( मंगलवार ) 
प्रातः 10.00 बजे से 


07-01-2020 

( मंगलवार ) 
प्रातः 10.00 बजे से 


4 . 


28 ( ग ) 


अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम 
तिथि . 


09-01-2020 

( गुरूवार ) 
अपरान्ह 3.00 बजे 


09-01-2020 

( गुरूवार ) 
अपरान्ह 3.00 बजे 


09-01-2020 

( गुरूवार ) 
अपरान्ह 3.00 बजे 


तक 


तक 


तक 


5 . 


38 , 39 


09-01-2020 


निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची 
तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का 
आबंटन. 


09-01-2020 

( गुरूवार ) 
अपरान्ह 3.00 बजे 


09-01-2020 

( गुरूवार ) 
अपरान्ह 3.00 बजे 


( गुरूवार ) 
अपरान्ह 3.00 बजे 


के बाद 


के बाद 


के बाद 


6. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची 


40 


का प्रकाशन. 


09-01-2020 

( गुरूवार ) 
अपरान्ह 3.00 बजे 
प्रतीक आबंटन के 


09-01-2020 

( गुरूवार ) 
अपरान्ह 3.00 बजे 
प्रतीक आबंटन के 


09-01-2020 

( गुरूवार ) 
अपरान्ह 3.00 बजे 
प्रतीक आबंटन के 


बाद 


बाद 


बाद 


7 . 


मतदान की तारीख 
28 ( घ ) 28-01-2020 

( मंगलवार ) 
प्राप्त : 6.45 बजे 
से दोप . 2.00 बजे 


31-01-2020 

( शुक्रवार ) 
प्राप्तः 06.45 बजे 
से दोप . 2.00 बजे 


03-02-2020 

( सोमवार ) 
प्राप्तः 06.45 बजे 
से दोप. 2.00 बजे 


( i ) मतदान का समय केवल जिला बस्तर 

के खण्ड जगदलपुर, लोहण्डीगुड़ा, 
बास्तानार एवं दरभा, जिला उत्तर बस्तर 
कांकेर के खण्ड अंतागढ़, कोयलीबेड़ा, 
भानूप्रतापपुर एवं दुर्गुकोंदल तथा जिला 
नारायणपुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, 
बीजापुर , सुकमा के समस्त खण्ड के 
लिए ( यदि आवश्यक हो ) . 


तक 


तक 


तक 


( ii ) मतदान उपरोक्त क्र . ( i) में वर्णित 

खण्डों को छोड़कर शेष खण्डों के 
लए ( यदि आवश्यक हो ). 


28-01-2020 

( मंगलवार ) 
प्राप्त : 7.00 बजे से 
अप. 3.00 बजे तक 


31-01-2020 

( शुक्रवार ) 
प्राप्तः 7.00 बजे से 
अप. 3.00 बजे तक 


03-02-2020 

( सोमवार ) 
प्राप्त : 7.00 बजे से 
अप. 3.00 बजे तक 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020 


75 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


8 . 


1 . 


मतगणना की तारीख 
मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना 

28-01-2020 
के लिए. 

( मंगलवार ) 
मतदान के पश्चात् 


31-01-2020 

( शुक्रवार ) 
मतदान के पश्चात् 


03-02-2020 

( सोमवार ) 
मतदान के पश्चात् 


2 . 


खण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली 
मतगणना के लिए ( यदि आवश्यक हो ) 


29-01-2020 

( बुधवार ) 
प्रात : 9.00 बजे से 


01-02-2020 

( शनिवार ) 
प्रात : 9.00 बजे से 


04-02-2020 

( मंगलवार ) 
प्रातः 9.00 बजे से 


. 


9 . 


सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 
( 1 ) पंच/ सरपंच/ जनपद पंचायत सदस्य के मामले 30-01-2020 

02-02-2020 
में खंड स्तर पर. 

( गुरूवार ) 

( रविवार ) 
प्रात: 9.00 बजे से 

प्रात : 9.00 बजे से 
( खंड मुख्यालय ( खंड मुख्यालय में ) 


05-02-2020 

( बुधवार ) 
प्रात : 9.00 बजे से 

में ) 


में ) 


( खंड मुख्यालय 


( 2 ) जिला पंचायत सदस्य के मामले (जिला 
मुख्यालय 

में ) 


31-01-2020 

( शुक्रवार ) 
प्रातः 10.30 बजे से 


03-02-2020 

( सोमवार ) 
प्रातः 10.30 बजे से 


06-02-2020 

( गुरूवार ) 
प्रातः 10.30 बजे से 


2 . 


पंचायतों का चरणवार विभाजन संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है . 


सुश्री जिनेविवा किण्डो, 

सचिव . 


परिशिष्ट- एक 


छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग 
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2019-20 


मतदानः जिलेवार एवं चरणवार खण्डों की सूची 


क्र . 


क्र . 


द्वितीय चरण 


क . 


जिला 
( 2 ) 


प्रथम चरण 

( 4 ) 


क्र . 
( 5 ) 


तृतीय चरण 

( 8 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


1 . 


बिलासपुर 


1 . 


1 . 


1 . 


बिल्हा 
मस्तूरी 


कोटा 
तखतपुर 


2 . 


मरवाही 
पेण्ड्रारोड 
पेंड्रा 


2 . 


2 . 


3 . 


2 . 


मुंगेली 


1 . 


मुंगेली 


1 . 


पथरिया 


1 . 


लोरमी 


3 . 


जांजगीर - चांपा 


1 . 


1 . 


1 . 


डभरा 
जैजैपुर 
नवागढ़ 


2 . 


सक्ती 
मालखरौदा 


बलौदा 
बम्हनीडीह 
पामगढ़ 


2 . 


2 . 


3 . 


3 . 


3 . 


अकलतरा 


4 . 


कोरबा 


1 . 


कोरबा 


1 . 


पोड़ी - उपरोड़ा 


1 . 


कटघोरा 
पाली 


2 . 


करतला 


2 . 


76 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


5 . 


रायगढ़ 


1 . 


1 . 


1 . 


सारंगढ़ 
बरमकेला 


2 . 


2 . 


2 . 


रायगढ़ 
घरघोड़ा 
धरमजयगढ़ 
तमनार 


लैलूंगा 
पुसौर 
खरसिया 


3. 


3 . 


4 . 


6 . 


सूरजपुर 


1 . 


1 . 


1 . 


सूरजपुर 
भैयाथान 


रामानुजनगर 
प्रेमनगर 


प्रतापपुर 
ओड़गी 


2 . 


2 . 


2 . 


7 . 


बलरामपुर 


1 . 


1 . 


बलरामपुर 


1 . 


कुसमी 
राजपुर 
शंकरगढ़ 


रामचंद्रपुर 
वाड्रफनगर 


2 . 


2 . 


3 . 


8 . 


सरगुजा 


1 . 


1 . 


1 . 


अम्बिकापुर 
लखनपुर 
उदयपुर 


सीतापुर 
मैनपाट 


लुण्ड्रा 
बतौली 


2 . 


2 . 


2 . 


3. 


9 . 


कोरिया 


1 . 


1 . 


बैकुण्ठपुर 
सोनहत 


भरतपुर 


1 . 


मनेन्द्रगढ़ 
खड़गवां 


2 . 


2 . 


10 . 


जशपुर 


1 . 


1 . 


1 . 


मनोरा 
बगीचा 


कुनकुरी 
दुलदुला 


2 . 


2 . 


2 . 


फरसाबहार 
कांसाबेल 
पत्थलगांव 


3 . 


जशपुर 


3 . 


11. 


रायपुर 


1 . 


1 . 


आरंग 
अभनपुर 


धरसींवा 
तिल्दा 


2 . 


2 . 


12. 


बलौदाबाजार 


1 . 


1 . 


कसडोल 
बिलाईगढ़ 


2 . 


2 . 


।।।। 


सिमगा 
भाटापारा 
पलारी 
बलौदाबाजार 


3 . 


4 . 


13. 


गरियाबंद 


1 . 


1 . 


छुरा 


1 . 


गरियाबंद 
मैनपुर 


फिंगेश्वर 
देवभोग 


2 . 


2 . 


| 


14. 


महासमुन्द 


1 . 


पिथौरा 


1 . 


महासमुन्द 
बागबाहरा 


2 . 


2 . 


बसना 
सरायपाली 


3. 


15 . 


धमतरी 


1 . 


धमतरी 


1 . 


मगरलोड 


1 . 


नगरी 


2 . 


कुरूद 


16. 


बेमेतरा 


1 . 


बेमेतरा 


1 . 


साजा 
बेरला 


2 . 


नवागढ़ 


2 . 


17. 


दुर्ग 


1 . 


दुर्ग 


1 . 


पाटन 


1 . 


धमधा 


18 . 


बालोद 


1 . 


1 . 


1 . 


बालोद 


डौंडीलोहारा 
डौंडी 


गुण्डरदेही 
गुरूर 


2 . 


2 . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020 


77 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


19. 


राजनांदगांव 


1 . 


1 . 


1 . 


अम्बागढ़ - चौकी 


2 . 


राजनांदगांव 
खैरागढ़ 
छुईखदान 


2 . 


डोंगरगढ़ 
छुरिया 
डोंगरगांव 


2 . 


मोहला 
मानपुर 


3 . 


3 . 


3 . 


20 . 


कबीरधाम 


1 . 


कवर्धा 


1 . 


|| 


बोड़ला 
पण्डरिया 


2 . 


सहसपुर - लोहारा 


2 . 


21. 


कोण्डागांव 


1 . 


कोण्डागांव 


1 . 


1 . 


फरसगांव 
माकड़ी 


केशकाल 
बड़ेराजपुर 


2 . 


2 . 


22. 


बस्तर 


1 . 


1 . 


बस्तर 


1 . 


बास्तानार 


जगदलपुर 
दरभा 


2 . 


2 . 


लोहाण्डीगुड़ा 


2 . 


बकावण्ड 
तोकापाल 


3 . 


23 . 


नारायणपुर 


1 . 


नारायणपुर 


1 . 


ओरछा 


24. 


उ . ब . 


कांकेर 


1 . 


कांकेर 


1 . 


1 . 


भानुप्रतापपुर 
दुर्गुकोन्दल 


अन्तागढ़ 
कोयलीबेड़ा 


2 . 


चारामा 


2 . 


2 . 


3 . 


नरहरपुर 


25 . 


द. ब. दन्तेवाड़ा 


1 . 


1 . 


कटेकल्याण 


1 . 


कुंआकोण्डा 


दंतेवाड़ा 
गीदम 


2 . 


26. 


सुकमा 


1 . 


सुकमा 


1 . 


छिंदगढ़ 


1 . 


कोन्टा 


27. 


बीजापुर 


1 . 


बीजापुर 


1 . 


1 . 


भैरमगढ़ 


भोपालपट्नम 
ऊसूर 


2 . 


योग 


57 


36 


53 


न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी, जगदलपुर , जिला बस्तर ( छ.ग. ) 


जगदलपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2019 


प्रारूप - ख 
[ नियम 5 का उप नियम ( 1 ) देखें ] 


रा.प्र.क्र .- 01 / अ -82 / 2019-20. - राज्य सरकार को लोक हित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि एनएमडीसी आयरन एण्ड स्टील 
प्लांट, नगरनार संयंत्र से जल परिवहन हेतु स्थाई आवासीय परिसर ग्राम धनपुंजी, प.ह.नं. 28, तह.- जगदलपुर, जिला - बस्तर तक भूमिगत पाईप 
लाईन बिछानी चाहिए . 


और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप 
लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये. 


78 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020 


[ भाग 1 


अतएव , राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन ( भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 2004 
( क्रमांक 07 सन् 2004 ) की धारा 03 की उपधारा ( 1 ) द्वारा शक्तियों को उपयोग में लाते हुये उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने 
के अपने अधिकार की घोषणा करती है . 


कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन अधिसूचना में प्रकाशित होने के 21 के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय 
अधिकारी ( राजस्व ), जगदलपुर , जिला बस्तर , ( छत्तीसगढ़ ) को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा. 


" 


अनुसूची 


क्र . 


तहसील/जिला 


ग्राम/ प.ह.नं . 


खसरा नं . 


उपयोग के अधिकार के लिये 
अर्जित की जाने वाली भूमि 

( हे . में ) 
( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 . 


जगदलपुर , जिला - बस्तर 


537 


0.033 


धनपुंजी 
प.ह.नं. 28 


2 . 


538 


0.036 


3 . 


539/1 


0.015 


4 . 


539/2 


0.015 


5 . 


542 


0.058 


6 . 


543/1 


0.023 


7 . 


543/2 


0.023 


8 . 


544 


0.042 


9 . 


545 


0.108 


10 . 


546 


0.099 


योग 


10 


0.452 


जी . आर. मरकाम, 
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) 

एवं सक्षम प्राधिकारी. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला - महासमुंद ( छ.ग. ) 


महासमुंद, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 


क्रमांक 346/ क/ वि - स्था/ 2019. - सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग- दो, अनुक्रमांक - चार के नियम आठ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए मैं सुनील कुमार जैन , कलेक्टर , जिला महासमुंद कैलेण्डर वर्ष 2020 हेतु जिला महासमुंद के समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं 
के लिए निम्नांकित तिथियों में स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं 


क्रमांक स्थानीय अवकाश का नाम 


दिनांक 


दिन 


रिमार्क 


1 . 


गणेश चतुर्थी 


2 . 


दशहरा ( महा नवमी ) 


22 अगस्त , 2020 
24 अक्टूबर 2020 
16 नवम्बर 2020 


शनिवार 
शनिवार 
सोमवार 


सम्पूर्ण जिला महासमुंद 


3 . 


भाई दूज 


उपरोक्त स्थानीय अवकाश बैंक/ कोषालय / उपकोषालय के लिए लागू नहीं होगा. 


सुनील कुमार जैन , 

कलेक्टर. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020 


79 


कार्यालय, सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, जिला - कबीरधाम ( छ.ग. ) 


कबीरधाम , दिनांक 7 नवम्बर 2019 


कुण्डा निवेश क्षेत्र के भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के प्रकाशन की सूचना 


क्रमांक 1536/ नग्रानि ./ कवर्धा/ स्ट्र. प्लान कुण्डा/ 2019. - एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कुण्डा निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि 
उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन तैयार किया गया है. जिसका प्रकाशन एक - एक प्रति कार्यालय कलेक्टर, जिला - कबीरधाम, कार्यालय उप तहसील कुण्डा, जिला 
कबीरधाम, कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला - कबीरधाम ( छ.ग. ) में दिनांक 08-11-2019 से कार्यालयीन अवधि के 
दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. 


कुण्डानिवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है : 


अनुसूची 


कुण्डा निवेश क्षेत्र की सीमायें 


उत्तर में 


ग्राम - बोडतराखुर्द, छीतापारकला, खरहट्टा, बनियाकुबा एवं महली ग्रामों की उत्तरी सीमा तक . 


पूर्व में 


.. 


ग्राम - महली, सुरजपुरकला, रेंगाबोड , गुन्झेटा, खम्हरिया, सेन्हाभाटा, ओडाडबरी एवं लोखान ग्रामों की पूर्वी सीमा तक. 


दक्षिण में 


: 


ग्राम - लोखान, कुण्डा, माकरी, दुल्लीपार , रेहुटाकला , सुरजपुराखुर्द, बसनी, घोरपेंडरी एवं पीपरमाटी ग्रामों की दक्षिणी सीमा 


तक . 


पश्चिम में : 


ग्राम - पीपरमाटी , खैरवारकला, नवागांवगजरी एवं बोडतराखुर्द ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक . 


यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त 
विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा . 


भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जिस किसी व्यक्ति 
के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त हो, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , कवर्धा, जिला - कबीरधाम छ.ग. द्वारा विचार किया 
जावेगा. 


निरीक्षण स्थल : 
1 . कार्यालय कलेक्टर, जिला - कबीरधाम ( छ.ग. ) . 

कार्यालय, उपतहसील, कुण्डा, जिला - कबीरधाम ( छ.ग. ). 
3 . कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कवर्धा, जिला - कबीरधाम ( छ.ग. ). 


2 . 


No. 1536 / T & CP/Kabirdham /S.P.A -Kunda/ 2019. — Notice is hereby given that the existing land use map 
for Kunda planning area has been prepared under sub -section ( 1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha 
Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973 ), and a copy thereof is available for inspection from date 08-11-2019 
during office hours in the office of the Collector, District Kabirdham C.G., Office of the Sub - Tahsil , Kunda , Office of 
the Assistant Director, Town and Country Planning Kabirdham . 


80 


ETTİH TE 1549, farlich 10 HHR 2020 


[ HTVI 1 


The limit of Kunda Planning Area is defind in the schedule given below . 


SCHEDULE 


Limit of Kunda Planning Area 


NORTH 


.. 


Village Bodtarakhurd , Chhitaparkalan , Kharhata, Baniyakuwa upto the Northern limit of Mahli . 


EAST 


Village Mahli , Surajpurkalan , Rengabode, Gunjheta , Khamhariya, Senhabhata, Odadabri upto the 
Eastern limit of Lokhan . 


SOUTH 


Village Lokhan , Kunda , Makri, Dullipar , Rehutakalan , Surajpurakhurd , Basni, Ghorpendri upto 
the Southern limit of Piparmati. 


WEST 


.. 


Village Piparmati, Khaerwarkalan , Nawagaongajri upto the western limit of Bodtarakhurd . 


If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map and register so prepared , it 
should be sent in writing to the above mentioned places, withing a period of thirty days from the date of publication 
of the notice in the " Chhattisgarh Gazette " . 


Any Objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land 
use map and register before the period specified above will be considered by the Assistant Director, Town and 
Country Planning Kabirdham , Chhattisgarh . 


Inspection Site : 
1 . Office of the Collector, Kabirdham (C.G.) 
2 . Office of the Sub Tahsil Kunda , Kabirdham (C.G.) 
3 . Office of the Assistant Director, Town and Country Planning , Kabirdham ( C.G.). 


नवीन कुमार , 


सहायक संचालक. 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH , BILASPUR 


Bilaspur the 2nd July 2019 


No. 730 /Confd1./2019 /II -2-90 /2001 (Part- III ).— ( A ) Shri Arvind Kumar Verma, Member of Higher Judicial 
Service and presently posted as District and Sessions Judge , Bastar at Jagdalpur is transferred and appointed as 
Registrar (Judicial) in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office . 


( B ) Shri Santosh Sharma, Member of Higher Judicial Service and presently posted as District and 
Sessions Judge, Baloda- Bazar is transferred and appointed as Registrar (Selection & Appointment) in the Establish 
ment of the High Court from the date he assumes charge of his office . 


( C ) Shri Santoh Kumar Tiwari, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Additional 
Registrar (District Establishment) is now appointed as Additional Registrar ( Judicial) in the Establishment of the 
High Cort from the date he assumes charge of his office . 


( D ) Shri Pankaj Sharma, Member of Higher Judicial Service and presently posted as II Additional 
District and Sessions Judge, Raipur is transferred and appointed as Additional Registrar (Classification ) in the 
Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office . He is also assigned the additional 
charge of Additional Registrar (District Establishment) in addition to his own duties till further orders. 


11 1 ] 


ESTĪTHIG 75145 , farlich 10 a 2020 


81 


Bilaspur the 2nd July 2019 


No. 732/ Confd1./2019 / 1-8-2 /2010 (Part- III ).— The following Senior Civil Judges, as specified in Column 
No. (2 ) of the table below , are hereby transferred from the place shown in Column No. ( 3 ) and posted as Labour 
Judge of Labour Court at the place shown in Column No. (4 ) having Jurisdiction of the Revenue Districts mentioned 
in Column No. (5 ) from the date they assume charge of their office( s) : 


TABLE 


S. No. 


From 


To 


Posted as 


Name & Presently 
Posted as 

(2 ) 


Jurisdiction of 
the Court 

(5 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


1 . 


Shri Roopnarayan Pathare, 
Civil Judge Class- I. 


Ramanujganj 


Korba 


Revenue District 
Korba 


Labour Judge , 
Labour Court. 


2 . 


Raigarh 


Rajnandgaon 


Shri Vivek Garg , I Addl. 
Judge to the Court of I 
Civil Judge Class -I. 


Labour Judge , 
Labour Court. 


Revenue District 
Rajnandgaon & 
Kabirdham 
Kawardha . 


3 . 


Bilaspur 


Bilaspur 


Smt. Ganga Patel, I Addl. 
Judge to the Court of I 
Civil Judge Class - I. 


Revenue District Labour Judge , 
Bilaspur & Mungeli Labour Court. 


4 . 


Kawardha 


Shri Dular Singh , Il Civil 
Judge Class - I. 


Ambikapur 


Labour Judge , 
Labour Court. 


Revenue Disrtict 
Surguja 
(Ambikapur) , 
Balrampur & 
Surajpur. 


5 . 


Bilaspur 


Mahasamund 


Smt. Shruti Dubey, II Addl. 
Judge to the Court of I Civil 
Judge Class -I. 


Revenue District 
Mahasamund . 


Labour Judge , 
Labour Court. 


Note : 
( A ) 


Shri Roopnarayan Pathare is also assigned the additional charge of Labour Court , Janjgir -Champa having 
jurisdication of Revenue District Janjgir- Champa until further orders consequent upon his transfer as Labour 
Judge , Labour Court, Korba. 


( B ) 


Shri Dular Singh is also assigned the aditional charge of Labour Court ,Manendragarh having jurisdication 
of Revenue District Koriya until further orders consequent upon his transfer as Labour Judge , Labour Court, 
Ambikapur. 


( C ) 


Smt. Shruti Dubey is also assigned the additional charge of Baloda Bazar (having jurisdication of Revemnue 
District Baloda -Bazar) and Dhamtari (having jurisdication of Revenue District Dhamtari & Uttar Bastar 
Kanker) until further orders consequent upon his transfer as Labour Judge , Labour Court, Mahasamund . 


By order of the High Court , 
NEELAM CHAND SANKHLA , Registrar General. 


